“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


क्रमांक 25 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 फरवरी 2024--- माघ 16, शक 1945 


वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2024 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 6-121 / 2002 / वा.क.(पं.) / पांच(11).--- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की 
धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, - 


1. दुर्ग जिले की भिलाई-3 तहसील में रजिस्ट्रीकरण उप-जिला भिलाई-3 बनाती है, जिसमें नीचे दी गई अनुसूची 
के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट ग्राम समाविष्ट होंगे, जो कि दुर्ग जिले के दुर्ग, धमधा तथा पाटन उप-जिले में 
सम्मिलित है और उसके भाग है किन्तु जो इसके पश्चात्‌ उक्त दुर्ग, धमधा तथा पाटन उप-जिले में सम्मिलित 
नहीं रहेंगे और उसके भाग नहीं रहेंगे; 


2. भिलाई-3 में एक कार्यालय स्थापित करती है, जिसका अभिनाम, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय भिलाई-3 होगा; और, 
3. यह निर्देश देती है कि खण्ड 4 तथा 2 के अधीन उप-जिले का बनाया जाना तथा उप- रजिस्ट्रार कार्यालय 
का स्थापित किया जाना, तारीख 15 फरवरी 2024 को »से प्रभावशील होगा। 
अनुसूची 
प्रस्तावित नये उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, भिलाई-3, जिला दुर्ग में सम्मिलित ग्रामों की सूची 
= ee : राजस्व निरीक्षक 
®. ग्राम का नाम बन्दो क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक वृत्त 
(1) (2) (3) (4) (6) 
दुर्ग 
1. जामुल 205 18 जामुल 
2. अकलोरडीह 1 49 (आंशिक) जमुल 
3. हथखोज 561 62 जामुल 
eee ॥ 
4. RST 411 48 BEI 


49 


50 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2024 
5. जरवाय 146 62 BEI 
| 6 | दादर 49 62 कुम्हारी 
7. पथर्रा 48 62 Beni 
| 8. जंजगिरि 112 49 Beni 
| 9. | चोरहा 190 49 कुम्हारी 
10. HEI 79 53 कम्हारी 
पाटन 
11. पुरैना बी.एस.पी. अर्जित ग्राम 1 भिलाई-3 
12. भिलाई-3 429 1 भिलाई-3 
13. उमदा 15 1 भिलाई-3 
14. सोमनी 153 12 भिलाई-3 
15. गनियारी 45 12 भिलाई-3 
16. मोरिद 134 13 भिलाई-3 
17. देवबलौदा | 58 | 2 चरौदा 
18. सिरसाकला 147 2 चरौदा 
19. उरला 17 3 चरौदा 
20. चरौदा 177 57 चरौदा 
21. परसदा | 60 | 59 चरौदा 
22. Tat 72 59 चरौदा 


1. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
किरण कौशल, विशेष सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2024 


क्रमांक एफ 6-121 / 2002 / वा.क. / पांच(11)--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसरण 
में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-121 / 2002/ वा.क. / पांच(11) दिनांक 15-01-2024 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
किरण कौशल, विशेष सचिव. 


Atal Nagar, the 15th January 2024 


NOTIFICATION 


No. F 6-121/2002/CT/V (11).— In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of 
the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby,- 


forms a registration Sub-district of Bhilai-3 in Bhilai-3 Tahsil of Durg District 
comprising the villages specified in column (2) of the Schedule below which are 
included in and form part of the Durg, Dhamdha and Patan Sub-districts of Durg 
District but shall here after cease to be included in and to form part of the said 
Durg, Dhamdha and Patan Sub-district; 


establishes an office at Bhilai-3 to be styled as the office of Sub-Registrar, Bhilai-3; 


and 


directs that the formation of the Sub-district and the establishment of the office of 
the Sub-Registrar under clauses 1 and 2 shall take effect on/from the date of 15th 


February 2024. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2024 


50 (1) 


SCHEDULE 


List of Villages included in the proposed new Sub-Registrar Office Bhilai-3, District Durg 


hese No. Name of Village Settlement Number | Patwari Halka | Revenue Inspector 
No. Circles, 
(1) (2) (3) (4) (5) 
([फ़््प्शपम़़़़़़़मम़ख़़| 
11 Jamul 205 18 Jamul 
2. Aklordih 1 49 (Partially) Jamul 
3. Hathkhoj 561 62 Jamul 
Dhamdha 
4. Surdung 411 48 Kumhari 
5. Jarway 146 62 Kumhari 
| 6. | Dadar 49 62 Kumhari 
7. Patharra 48 62 Kumhari 
| 8. | Janjgiri 112 49 Kumhari 
| 9. | : Chorha 190 49 Kumhari 
10. Kumhari 79 53 Kumhari 
[Patan ——— 
11. Purena BSP Ac 1 Bhilai-3 
12. Bhilai-3 429 1 Bhilai-3 
13. Umda 15 1 Bhilai-3 
14. Somni 153 12 Bhilai-3 
15. Ganiyari 45 12 Bhilai-3 
16. Morid 134 13 Bhilai-3 
17. Dewbaloda fee | 2 Charoda 
18. Sirsa Kala 147 2 Charoda 
19. Urla 17 3 Charoda 
20. Charoda 177 57 Charoda 
21. Parsada ae.  ॥ 59 Charoda 
22. Kugda 72 59 Charoda 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
KIRAN KAUSHAL, Special Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


